निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 251) 


15 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 6 मार्च 2014 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 


28 फरवरी , 2014 
सं0 नि० प्रा०/ नि . 1- 03/ 2011 खंड- III - 158 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 58 दिनांक 22. 01 .2014 एवं 
94 दिनांक 06. 02. 2014 के क्रम में इलाहाबाद बैंक इम्पलाईज थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट को - ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड , 


पटना के मतदान एवं मतगणना की तिथि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 09.03.2014 ( रविवार ) को निर्धारित की जाती है । 


2. अन्य बातें यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 


फूल सिंह , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 251-571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


